Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 40-2023/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 8, 2023 (SRAVANA I7, 945 SAKA) 
हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 8 अगस्त, 2023 

संख्या 9/48 / 2023--4क2.-- हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियम, i977 के नियम 9 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी सभी आदेशों / अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, हरियाणा के 
राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट नगरपालिका, aay, जिला qe के वार्डों के परिसीमन हेतु ऐसे 
व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है। 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस दिन की अवधि की 
समाप्ति पर या इसके पश्चात्‌ राज्य सरकार अधिसूचना प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो 
aged एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग /निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपायुक्त, 
नूंह के माध्यम से किसी व्यक्ति से अधिसूचना प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए 
une, विचार करेगी :- 


सीमाओं की अनुसूची 

वार्ड नं० 04 :- मौहम्मदपुर रोड पर स्थित नगरपालिका सीमा पर बने सिंह की भूमि से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर नगरपालिका 
सीमा के साथ-साथ बंध रास्ता तक, अब इस faq से दक्षिण की ओर नगरपालिका सीमा के साथ शमशान घाट की सीमा 
तक, अब इस fee से दक्षिण की ओर लखमी ae की भूमि से पूर्व दिशा में नगरपालिका सीमा के साथ-2 चलते हुये पुनः 
दक्षिण दिशा में नगरपालिका सीमा के साथ चलते हुये Wea रोड पर स्थित प्रमोद नम्बरदार के प्लाट तक, अब इस बिन्दू से 
पश्चिम दिशा में सोहना रोड के साथ-2 चलते हुये सुमन की दुकान के साथ लगती दुकान के साथ वाली गली तक, अब इस 
बिन्दू से उत्तर दिशा की गली में गांव गोगजाका के रास्ते पर रामजीलाल की खाली भूमि तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा 
में गोगजाका रास्ते पर चलते हुये पटौदी रोड पर स्थित अयुब सरपंच के toe तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर संतरा 
देवी के मकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर में चलते हुए, मोहम्मदपुर रोड के साथ बने सिंह की भूमि तक, जो प्रारम्भिक fg है। 
वार्ड 40 02 :- गांव गोगजाका मार्ग पर स्थित नगरपालिका सीमा से रामजीलाल की भूमि से प्रारम्भ होकर पूर्व की तरफ सत्ते 
की भूमि तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण की ओर मोनू के मकान तक, अब इस बिन्दू से पक्षिम की ओर दीपचन्द के मकान तक, 
अब इस बिन्दू से बंध रास्ते पर वीरपाल के मकान तक, अब इस बिन्दू से गली पार करते हुए विजय के मकान से इन्द्र के 
मकान तक, अब इस बिन्दू से पटौदी रोड की तरफ बलराम की दुकान तक, अब इस बिन्दू से पटौदी रोड पर अयूयूब सरपंच 
की प्लाट तक, अब इस बिन्दू से उत्तर-पूर्व की ओर गांव गोगजाका के रास्ते पर रामजीलाल की भूमि तक, जोकि प्रारम्भिक 
बिन्दू है। 

वार्ड नं० 03 :- सोहना रोड पर स्थित नगरपालिका सीमा पर स्थित रामपाल यादव की सिंचाई भूमि से प्रारम्भ होकर दक्षिण की 
ओर पालिका सीमा के साथ चलते हुये शिकारपुर रोड पर नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर नूँह रोड 
पर स्थित तहसील के दक्षिण कोने तक, अब इस बिन्दू से उत्तर पश्चिम दिशा में पटौदी रोड पर चलते हुये डालचन्द की 
दुकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर-पूर्व की ओर चलते हुये सीरीया के मकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्वोत्तर दिशा में 

(264) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 8, 2023 (SRVN. I7, 945 SAKA) 265 


रामसहाय के मकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व की तरफ मास्टर बालकराम के मकान से होते हुये flee के मकान तक, अब 
इस faq से दक्षिण दिशा की गली में चलते हुये सोहना रोड पर स्थित फौजी cre हाउस, बंगाली वाली गली तक, अब इस 
बिन्दू से पूर्व दिशा में सोहना रोड पर चलते हुये नगरपालिका सीमा पर स्थित रामपाल यादव की सींचाई भूमि तक, जोकि 
प्रारम्भिक faq है। 

वार्ड नं० 04 :- पटौदी चौक पर स्थित गर्ग मिष्ठान भण्डार, दुकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा में रेवाडी रोड के साथ-2 
चलते हुये अशोक फर्नीचर की दुकान तक, अब इस बिन्दु से पूर्व दिशा में गली में चलते हुये मास्टर रामलाल के मकान तक, 
अब इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में शिवप्रकाश के मकान के साथ Rea टी पॉईंट तक, अब इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुये 
गुलशन के मकान तक, अब इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुये नीरज सोनी के मकान तक, अब इस बिन्दु से दक्षिण दिशा 
में रोनित के मकान तक, अब इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुये लीलाधर के मकान तक, अब इस बिन्दु से पूर्व में चलते 
हुये अजीत wee के मकान से होते हुये नूंह रोड पर स्थित जगदीश सतीजा के मकान तक, अब इस बिन्दु से नूंह रोड पर 
उत्तर दिशा में चलते हुये पटौदी चौक पर स्थित गर्ग मिष्ठान wer, दुकान तक जोकि प्रारम्भिक faq है। 

वार्ड नं० 05 :- शिकारपुर रोड पर नगरपालिका सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर मालहाका रोड को पार करते हुए 
नगरपालिका सीमा के साथ-2 पंचगांव रोड पर नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा की ओर पंचगांव रोड 
के साथ-2 रेवाडी रोड पर स्थित राकेश की दुकान, लखपत चौक तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में रेवाडी रोड पर चलते 
हुये रेवाडी रोड पर स्थित अशोक फर्नीचर की दुकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व में मास्टर रामलाल के मकान तक, अब इस 
बिन्दू से दक्षिण की ओर शिव प्रकाश के मकान के पास टी-प्वाईन्ट से पूर्व दिशा में स्थित गली में चलते हुये नीरज सोनी के 
मकान तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा में रोनित के मकान तक, अब इस बिन्दू से पर्व दिशा में अजीत रोहिल्ला से मकान 
से नूह रोड पर जगदीश सतीजा की दुकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में चलते हुये पुलिस चौकी तक, अब इस बिन्दू 
से पूर्व दिशा की ओर शिकारपुर रोड पर नगरपालिका सीमा तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड नं० 06 :- रेवाडी रोड़ पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से प्रारम्भ होकर दक्षिण पूर्व की ओर बाई-पास पर 
नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण-पश्चिम की ओर बाई-पास पार करके नगरपालिका सीमा के साथ तक, अब 
इस बिन्दू से पश्चिम की ओर नगरपालिका सीमा के साथ साहिद की भूमि तक, अब इस बिन्दू से नूँह रोड पार करके 
दक्षिण-पश्चिम की ओर नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर नगरपालिका सीमा के साथ दक्षिण में 
नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर नगरपालिका सीमा के साथ जुहरू के मकान तक, अब इस बिन्दू से 
दक्षिण मे नगरपालिका सीमा के साथ बाईपास तक, अब इस fg से उत्तर में बावला रोड के साथ रेवाडी रोड पर राजू की 
दुकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर-पूर्व दिश में रेवाडी रोड पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तक, जोकि 
प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड 40 07 :- बावला रोड पर स्थित केसरी की खाली भूमि से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा में बावला रोड पर स्थित दुर्गा 
प्रसाद की प्रोपर्टी तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा में लीलाधर की भूमि तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में जाते हुये 
भोलानाथ की भूमि तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा में जाते हुये doc कबाडी के मकान तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण 
दिशा में जाते हुये गली में चरण सिंह की भूमि तक, अब इस faq से पश्चिम दिशा में जाते हुए तोताराम के मकान तक, अब 
इस faq से उत्तर दिशा में जाते हुये जयकिशन के मकान से होते हुये मनोज के मकान तक, अब इस बिन्दू से उततर दिशा 
में चलते हुये रेवाडी रोड पर स्थित तालाब/जोहड के पश्चिम कोने तक, अब इस बिन्दू से रेवाडी रोड पर पूर्व दिशा में चलते 
हुये ब्लॉक नं० 64 ए के पूर्वी कोने तक, अब इस fay से दक्षिण दिशा में चलते हुये ओमकार सिंह के मकान तक, अब इस 
बिन्दु से पूर्व दिशा में गली में चलते हुये बावला रोड पर स्थित केसरी की खाली भूमि तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड नं० 08 :- पटेल नगर, बालवा रोड पर स्थित मेहर चन्द के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा में बावला रोड पर स्थित 
उम्मर मौहम्मद के प्लाट तक, अब इस freq से पश्चिम दिशा में जरीना के मकान के पास स्थित खाली प्लाट तक, अब इस 
बिन्दू से उत्तर दिशा में चन्दर के प्लाट तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा में जाते हुये रतन लाल के मकान तक, अब इस 
बिन्दू से उत्तर दिशा में बीर सिंह के मकान से होते हुये छोटू के मकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में जाते हुये बललू 
कबाडी के मकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में जाते हुये भोलानाथ की भूमि तक, अब su fase से पूर्व दिशा में जाते 
Ba carr की भूमि तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में जाते हुये बावला रोड पर स्थित मेहर aE के मकान तक, जोकि 
प्रारम्भिक बिन्दु है। 
वार्ड नं० 09 :- पटेल नगर, बावला रोड पर स्थित उम्मर मौहम्मद के मकान से प्रारम्भ होकर बावला रोड पर दक्षिण दिशा में 
नगरपालिका सीमा तक, अब se faq से पश्चिम दिशा में पालिका सीमा के साथ-2 चलते हुए पुनः उत्तर दिशा में पालिका 
सीमा के साथ-2 चलते हुए रेवाडी रोड पर नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में ब्लाक नं0 4 के पश्चिमी 
कोने की पालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से ब्लाक नं० 4 की सीमा के साथ-2 पूर्व में चलते हुए, ब्लाक नं0 2 तक, अब इस 
बिन्दू से उत्तर दिशा में ब्लाक नं० 2 की पश्चिमी yor तक, अब इस बिन्दू से ब्लाक 40 2 के साथ-2 गली में सुशीला के 
मकान से होते हुए ब्लाक नं० 4 की सीमा के साथ चलते हुए ब्लाक नं0 4 के पूर्वी कोने तक, अब इस fae से दक्षिण दिशा 
में चलते हुए सुनील सेजवाल के मकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में चलते हुए डा0 रामअवतार सिंह के क्लिनिक तक, 
अब इस faq से दक्षिण दिशा में चलते हुए रेवाडी रोड पर स्थित सुनील कुमार के प्लाट तक, अब इस बिन्दू से रेवाडी रोड 
पर पूर्व दिशा में चलते हुए महेश की दुकान के साथ तालाब /जोहड़ तक, अब इस बिन्दू से गली में दक्षिण दिशा में चलते हुए 
मनोज के मकान तक, अब इस faq से दक्षिण-पश्चिम दिशा में जयकिशन के मकान से होते हुए तोताराम के मकान तक, अब 


266 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 8, 2023 (SRVN. I7, 945 SAKA) 


इस faq से पूर्व दिशा में चलते हुए चरण सिंह के मकान तक, अब इस fas से उत्तर दिशा में जस्सी की भूमि तक, अब इस 
बिन्दू से दक्षिण दिशा में ब्लाक नं० 64 की भूजा के साथ-2 रतनलाल की भूमि तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में चलते हुए 
चन्दर के प्लाट तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा की गली में चलते हुए रीना के wre तक, अब ga fag से पूर्व दिशा में 
पटेल नगर, बावला रोड पर स्थित उम्मर मौहम्मद के मकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड नं० 40 :- दानीराम चौक पर स्थित, दानीराम के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर SHAT कुमार के मकान तक, अब 
इस बिन्दू से पश्चिम की ओर टी-प्वाईन्ट पर स्थित टीकम के मकान के दक्षिणी भाग तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा की 
गली में चलते हुये रेवाडी रोड पर स्थित बिजली बोर्ड के पूर्वी कोने तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा में रेवाडी रोड पर 
चलते हुये सुशील कुमार गुप्ता के खाली प्लाट तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में टी-प्वाईन्ट पर स्थित शिवम अस्पताल 
तक, अब इस fag से पश्चिम दिशा में चलते हुये अशोक के मकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में मुकेश मित्तल के 
मकान तक, अब इस बिन्दू से गली में पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये जैन के मकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा 
गली में लाल लोहार / HY तक, अब इस बिन्दू से रिवन्यू मैन wed पर पूर्व दिशा में चलते हुये सतबीर के मकान तक, अब इस 
बिन्दू से उत्तर दिशा में फिरनी के ued ue चलते हुये मीर सिंह के मकान के उत्तरी कोने तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में 
चलते हुये जटवाडा रास्ते पर स्थित दानीराम चौक पर स्थित, दानी राम के मकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है। 
वार्ड 40 44 :- रेवाडी रोड पर स्थित हुकम पनवाडी की दुकान से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा में बाजार में चलते हुये केसरी 
की दुकान तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा में कालू भगत जी के मकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में गली मे 
चलते हुये प्रजापती चौपाल के साथ-साथ चलते हुये दया पंडित के मकान तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा में मैन 
जटवाडा रास्ते पर स्थित राम बाबू के मकान तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा में मैन Teast रास्ते पर चलते हुये 
परमेश्वरी के मकान तक, अब इस fees से पश्चिम दिशा में चलते हुये टी-प्वाईन्ट पर स्थित धर्मबीर की दुकान से होते हुये 
रेवाडी रोड पर स्थित महेन्द्र कुमार गुप्ता की दुकान तक, अब इस बिन्दू से रेवाडी रोड पार करते हुये केसरी की खाली भूमि 
तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा में रेवाडी रोड पर चलते हुये सुरेश प्रधान की दुकान तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा 
में कच्चे रास्ते के साथ-2 चलते हुये केसरी की खाली भूमि तक, अब इस faq से पूर्व दिशा में ओमकार के मकान के पूर्वी 
कोने तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में गली मे चलते हुये बावला रोड पर स्थित हरी किशन मास्टर के मकान तक, अब इस 
बिन्दू से बावला रोड पर उत्तर दिशा में चलते हुये रेवाडी रोड पर स्थित हुकम पनवाडी की दुकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है 
वार्ड नं० 42 :- rast रोड पर स्थित पुष्पा के मकान/ दुकान से प्रारम्भ होकर रेवाडी रोड पर पश्चिम दिशा में चलते हुये 
बावला चौक, रेवाडी रोड पर स्थित हुकम पनवाडी की दुकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में गली में चलते हुये केसरी 
की दुकान तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा में ore भगतजी के मकान के पूर्वी छोर तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में 
गली में चलते हुये प्रजापति चौपाल से होते हुये दया पण्डित के मकान के उत्तरी कोने तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा 
गली में चलते हुये set dlp तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा गली में चलकर ज्ञानी राम वर्मा के मकान के उत्तरी कोने से 
होते हुये मस्जिद तक, अब इस faq से दक्षिण दिशा में काली चरण की दुकान से होते हुये राम बाबू की दुकान तक, अब इस 
बिन्दू से पूर्व दिशा गली में राम बाबू के दुकान/चौक तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा गली में मनीराम की दुकान/चौक 
तक, अब su fag से पूर्व दिशा में खटीक मौहल्ला से होते हुये रेवाडी रोड पर स्थित पुष्पा के मकान/दुकान तक, जाकि 
प्रारम्भिक faq हे। 

वार्ड नं० 43 :- रेवाडी रोड, विजय चौक पर स्थित सतपाल की दुकान से प्रारम्भ होकर रेवाडी रोड पर दक्षिण दिशा में चलते 
हुये रेवाडी रोड पर स्थित yor देवी के मकान/दुकान तक, अब इस fg से पश्चिम दिशा में खटीक मौहल्ला से होते हुये 
मनीराम की दुकान/चौक तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में चलते हुये राम बाबू की दुकान/चौक से होते हुये पूर्व दिशा 
में चलते हुये राम बाबू की दुकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में मैन बाजार रास्ते से चलते हुये मस्जिद के उत्तरी 
कोने तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा गली में चलकर ज्ञानी राम के मकान से होते हुये ब्राहम्ण चौक तक, अब इस faq 
से दक्षिण दिशा में दया राम पण्डित के मकान तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा गली में मैन जटवाडा रास्ते पर स्थित 
ele ae से अगले मकान के पश्चिमी छोर, जटवाडा रास्ते तक, अब इस fry से उत्तर दिशा में जटवाडा wed पर 
चलकर दानी राम चौक, दाताराम चौक से होते हुये पर्व दिशा में चलकर कच्चे बाजार चौक से रेवाडी रोड, विजय चौक पर 
स्थित सतपाल की दुकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड नं० 44 :- पटौदी रोड पर स्थित बच्ची ठेकेदार के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर रमेश चाय वाला, पुरानी पुलिस 
चौकी तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर vat रोड पर स्थित विनय डायग्नोस्टिक सैन्टर तक, अब इस बिन्दू से उत्तर 
की ओर धर्मपाल के मकान और बालमिकि मन्दिर से होते हुए भजन लाल के मकान तक, अब इस बिन्दू से दीपचन्द के मकान 
होते हुए अशोक के मकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर पूर्व दिशा की ओर पटौदी रोड पर स्थित बच्ची ठेकेदार के मकान 
तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड नं० 45 :- पुराने पटौदी रोड पर विजय चौक के नजदीक भगवान दास ठेकेदार के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर पश्चिम 
दिशा में रास्ते पर चलते हुये बालमिकि मन्दिर के पश्चिमी कोने पर स्थित गली से होते हुये उत्तर दिशा में पटौदी रोड पर 
स्थित महेन्द्र प्रोफेसर के मकान तक, अब इस बिन्दू से पटौदी रोड पर पश्चिम दिशा में जटवाडा मैन रोड पर स्थित पप्पू 
सहरावत की दुकान तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा में मैन जटवाडा रास्ते पर दाता राम चौक तक, अब इस बिन्दू से पूर्वी 
दिशा गली में कच्चे बाजार चौक से होते हुये पुराने पटौदी रोड पर विजय चौक के नजदीक भगवान दास ठेकेदार के मकान 
तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है। 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 8, 2023 (SRVN. I7, 945 SAKA) 267 


ars 40 46 — मोहम्मदपुर रोड पर नगरपालिका सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर पटौदी रोड पर टेकचन्द की 
दुकान तक, अब इस बिन्दू से पटौदी रोड पार करके सवाई सिंह के मकान तक, अब इस freq से पूर्व की ओर weal सिंह के 
मकान तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा में राजेन्द्र के मकान तक (दाताराम चौक), अब इस बिन्दू से मंगत राम के मकान 
तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर फिरनी पर स्थित कोमल के मकान तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर घुमने 
पर मांगेराम की भूमि तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर शितल जोहड रास्ते पर चेतराम के मकान तक, अब इस faqs 
दक्षिण की ओर केशी गोयल के प्लाट तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर देशराज के प्लाट तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण 
की ओर उमर मोहम्मद के प्लाट तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर नगरपालिका सीमा पर बलवान सिंह के मकान तक, 
अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू 
से उत्तर दिशा में नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में नगरपालिका सीमा तक, अब इस faery से उत्तर 
दिशा में नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में 
नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से नगरपालिका सीमा के साथ मोहम्मदपुर रोड तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है। 


विकास गुप्ता, 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग | 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 
Notification 
The 8th August, 2023 


No. 9/48/2023-4CII.— In exercise of the powers conferred under rule 9 of the Haryana Municipal 
Delimitation of Ward Rules, !977 and in supersession of all previous orders/notifications issued in this behalf, the 
Governor of Haryana hereby publishes the following proposal for the delimitation of the wards of Municipal 
Committee, Tauru, District Nuh as specified in the schedule given below for information of the persons likely to be 
affected thereby. 


Notice is hereby given that the draft of notification shall be taken into consideration by the State Government 
on or after the expiry of period of ten days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, 
together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to 
Government, Haryana, Urban Local Bodies Department/ Director, Urban Local Bodies Department through Deputy 
Commissioner, Nuh from any person in respect of the draft notification before the expiry of the period so specified :- 


SCHEDULE OF BOUNDARIES 


Ward No. 0 :- Starting point from the Land of Bane Singh at Mohammadpur Road, MC Boundary towards east 
alongwith MC Limit upto Bandh Rasta, now from this point moving towards south along with MC Limit upto 
boundary of Shamshan Ghat, then moving toward southern side with land of Lakhmichand, then moving towards 
eastern side upto MC limit, then moving towards southern side along with MC limit upto plot of Parmod Numberdar, 
Sohna Road, then moving towards western side along with Sohna road upto street adjacent to next shop to Suman, 
then moving towards northern side in street upto vacant land of Ramji Lal, Gogjaka Road, then moving towards 
southern side along with Gogjaka Road upto plot of Ayyub Sarpanch, Pataudi Road, then moving towards western 
side upto house of Santra Devi, hence moving towards north along with Mohammadpur road upto Land of Bane 
Singh at Mohammadpur Road which is the starting point. 


Ward No. 02 :- Starting point from the Land of Ramji Lal at Village Gogjaka Rasta, MC Limit and moving towards 
east upto the Land of Sattey, then from this point moving towards south upto the house of Monu, thence from this 
point moving towards west upto the house of Deep Chand and then house of Veerpal at Bandh Rasta, then from this 
point after crossing the street from house of Vijay upto House of Inder, moving towards Pataudi road upto the shop 
of Balram, then along with Pataudi road towards upto plot of Ayub Sarpanch, then moving toward north-east from 
this point upto Land of Ramji Lal at Village Gogjaka Rasta, which is the Starting point. 


Ward No. 03 :- Starts from the Agriculture land of Rampal Yadav, Sohna Road, MC Limit then moving towards 
southern side along with MC limit upto MC limit on Shikarpur Road, then moving towards western side upto 
southern corner of Tehsil at Nuh Road, then moving towards north-western side along with Pataudi Road upto shop 


268 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 8, 2023 (SRVN. I7, 945 SAKA) 


of Daal Chand, then from this point moving towards north-east upto the house of Sirya, then from this point upto the 
house of Ramshay moving towards east upto the Land of Bittu via house of Master Balak Ram, then from this point 
moving towards southern side in Bangali Street upto the Fouji Tent House, Sohna Road, then moving towards eastern 
side upto Agriculture Land of Rampal Yadav, MC Limit, which is the starting point. 


Ward No. 04 :- Starting point from the point Gar Misthan Bhandar, Shop situated on Pataudi Chowk towards 
southern side upto Shop of Ashok Furnitre, then from this point moving towards eastern side upto House of Master 
Ramlal, then from this point moving towards southern side upto T- point near House of Shiv Paarkash, then from this 
point moving towards eastern side upto House of Gulshan, then from this point moving towards north side upto house 
of Neeraj Soni, then from this point moving towards southern side upto House of Ronit, then from this point moving 
towards north upto House of Leeladhar, then from this point moving towards eastern side via House of Ajit Rohilla 
upto Shop of Jagdish Satija situated at Nuh Road, then from this point moving towards northern side alongwith nuh 
road upto Shop of Garg Misthan Bhandar, Pataudi Chowk, which is the starting point. 


Ward No. 05 :- Starting from the Shikarpur Road at MC Limit, then from this point moving towards south along 
with MC Limit crossing Malhaka Rasta upto MC Limit on Pachgaon Road, then from this point moving towards west 
alongwith Pachgaon Road upto Shop of Rakesh, Lakhpat Chowk, Rewari Road, then from this point moving towards 
North upto Shop of Ashok Furniture at Rewari Road, then from this point moving towards east upto house of Master 
Ram Lal, then from this point moving towards southern side upto Shiv Parkash House, T-point, then from this point 
moving towards eastern side upto house of Neeraj Soni, then from this point moving towards southern side upto 
house of Ronit, then from this point moving towards eastern side upto house of Ajit Rohilla, then upto Shop of 
Jagdish Satija, Nuh Road, then from this point moving towards northern side upto Polica Chowki, then from this 
point moving towards eastern side upto Shikarpur Road, MC Limit, which is the Starting point. 


Ward No. 06 :- Starting from Rewari Road Government Senior secondary School then moving towards south-east 
along with Panchgaon Road upto Mc Limit Bye Pass, then moving towards south-west crossing the Bye Pass along 
with MC Limit, then from this point moving towards west along with MC Boundary upto Land of Sahid after 
Crossing the Nuh Road, then from this point moving towards south-west upto MC limit, then from this point moving 
towards west along with MC limit, then from this point moving towards South along with MC Limit, then from this 
point moving towards west along with MC Limit upto house of Juharu, then from this point moving towards south 
along with MC Limit upto Bye Pass, then from this point moving towards north along with Bawla Road upto Shop of 
Raju at Rewari Road, then from this point moving towards north-east along with Rewari Road upto Government 
Senior secondary School, which is the starting point. 


Ward No. 07 :- Starting from the Vacant Land of Kesri, Bawla Road, then from this point moving towards southern 
side along with Bawla road upto property of Durga Parsad, then from this point moving towards west side upto Land 
of Leeladhar, then from this point moving towards North side upto land of Bhola Nath, then from this point moving 
towards west side of land of Ballu Kabadi, then from this point moving towards south side in gali upto land of Charan 
Singh, then from this point moving towards west side upto house of Tota Ram, then from this point moving towards 
north side via house of Jai Kishan upto house of Manoj, then from this point moving towards north side upto western 
corner of Pond situated at Rewari Road, then from this point moving towards east side upto east corner of Block No. 
64A, Rewari Road, then from this point moving towards south side in gali upto house of Omkar Singh, then from this 
point moving towards east side in street upto vacand land of Kesari situated at Bawla road, which is the starting point. 


Ward No. 08 :- Starting from house of Mehar Chand, situated at Patel Nagar, Bawla Road moving towards south 
side upto plot of Umar Mohd, Bawla Roas, then from this point moving towards west side upto vacant land near 
house of Jarina, then from this point moving towards north side upto plot of Chander, then from this point moving 
towards west side upto house of Ratan Lal, then from this point moving towards north side via house of Bir Singh 
upto house of Chotu, then from this point moving towards east side upto house of Ballu Kabadi, then from this point 
moving towards east side upto land of Bhola Nath, then from this point moving towards south side upto land of 
Leeladhar, then from this point moving towards east side upto house of Mehar Chand, Situated at Patel Nagar, Bawla 
road, which is the starting point. 


Ward No. 09 :- Starting point from house of Umar Mohammad, Patel Nagar, Bawla Road, then from this point 
moving towards southern side upto MC Limit on Bawla Road, then from this point moving towards western side 
along with MC limit, then from this point moving towards north side upto MC limit on Rewari Road, then from this 
point moving towards north side upto west side of Block No. , MC limit, then from this point moving towards east 
side along with Block No. | boundary upto Block No. 2, then from this point moving towards north side upto western 
corner of Block No. 2, then from this point moving towards going along with Block No. 2/Street via house of Sushila, 
going around with boundary of Block No. 4 upto eastern corner of Block No. 4, then from this point moving towards 
south side upto house of Sunil Sejwal, then from this point moving towards east side upto clinic of Dr. Ramavtar 
Singh, then from this point moving towards south side upto plot of Sunil Sejwal, then from this point moving towards 
east side upto shop of Mahesh/Pond, Rewari Road, then from this point moving towards south side upto house of 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 8, 2023 (SRVN. I7, 945 SAKA) 269 


Manoj, then from this point moving towards south-western side via house of Jai Kishan upto house of Tota Ram, then 
from this point moving towards east side upto house of Charen Singh, then from this point moving towards north side 
upto land of Jassi, then from this point moving towards south side along with side of Block No. 6] upto land of 
Ratan Lal, then from this point moving towards eastern side upto plot of Chander, then from this point moving 
towards southern side Street upto plot of Reena, then from this point moving towards eastern side upto house of 
Ummar Mohammad situated at Bawla Road, Patel Nagar, which is the starting point. 


Ward No. 0 :- Starting from the house of Dani Ram, situated at Dani Ram Chowk, then from this point moving 
towards southern side upto house of Hemant Kumar, then from this point moving towards western side upto southern 
side of house of Teekam at T-point, then from this point moving towards western side via street upto eastern corner 
of Bijli Board, situated at Rewari Road, then from this point moving towards western side via Rewari Road upto 
vacant plot of Sushil Kumar Gupta, then from this point moving towards northern side upto Shivam Hospital, situated 
at T-point, then from this point moving towards western side upto house of Ashok, then from this point moving 
towards northern side upto house of Mukesh Mittal, then from this point moving towards western side upto house of 
Jain, then from this point moving towards northern side upto Lal Lohar/Kuan, then from this point moving towards 
eastern side via main Revenue rasta upto house of Satbeer, then from this point moving towards northern side via 
firni rasta upto northern corner of house of Meer Shing, then from this point moving towards eastern side via Jatwara 
Rasta upto house of Dani Ram, situated at Dani Ram Chowk which is the starting point. 


Ward No. I] :- Starting point from shop of Hukam Panwari, then from this point moving towards northern side via 
Bazaar upto shop of Kesri, then from this point moving towards western side upto house of Kalu Bhagat Ji, then from 
this point moving towards northern side via Prajapati Chaupal upto house of Daya Pandit, then from this point 
moving towards western side upto house of Ram Babu, then from this point moving towards southern side via main 
Jatwara Rasta upto house of Parmeshwari, then from this point moving towards western side via shop of Dharambeer 
situated at T-point, upto Shop of Mahender Kumar Gupta, Rewari Road, then from this point crossing Rewari Road 
upto vacant land of Kesri, then from this point moving towards western side upto Shop of Suresh pardhan, Rewari 
Road, then from this point moving towards southern side via Kaccha Rasta upto vacant land of Kesri, then from this 
point moving towards eastern side upto eastern corner of house of Omkaar, then from this point moving towards 
eastern side via Street upto house of Master Hari Kishan, Situated at Bawla Road, then from this point moving 
towards northern side upto shop of Hukam Panwari, Rewari Road, which is the starting point. 


Ward No. 2 :- Starts from shop/house of Pushpa, Rewari Road, then from this point moving towards western side 
via Bawla Chowk upto shop of Hukam panwari, then from this point moving towards northern side in street upto 
shop of Kesri, then from this point moving towards western side upto eastern corner of house of Kalu Bhagat Ji, then 
from this point moving towards northern side in street via Prajapati Chaupal upto northern corner of house of Daya 
Pandit, then from this point moving towards northern side upto Brahamin Chowk, then from this point moving 
towards eastern side via Gyani Ram Verma house in street upto northern corner of Masjid, then from this point 
moving towards southern side via shop of Kali Charan upto to shop of Ram Babu, then from this point moving 
towards eastern side via Ram Babu Chowk] then from this point moving towards eastern side upto shop/Chowk of 
Mani Ram, then from this point moving towards eastern side via Khatik Mohalla upto house/Shop of Pushpa, Rewari 
Road, which is the starting point. 


Ward No. 3 :- Starts from shop of Satpal situated at Vijay Chowk, Rewari Road, then from this point moving 
towards southern side upto house/shop of Pushpa Devi, then from this point moving towards western side via Khatik 
Mohalla upto shop/Chowk Mani Ram, then from this point moving northern side via shop of Ram Babu Chowk, 
moving toward eastern side upto shop of Ram Babu, then from this point moving towards northern side via main 
Bazaar rasta upto northern corner of Masjid, then from this point moving towards western side in street via house of 
Gyani Ram upto Brahmin Chowk, then from this point moving towards southern side upto house of Dayaram pandit, 
then from this point moving towards western side via Jatwara Rasta upto western side of next house to Trilok Chand, 
then from this point moving towards northern side via Jatwara rasta via Dani Ram Chowk, Data Ram Chowk, going 
towards eastern side via Katchha Bazaar Chowk upto shop of Satpal, situated at Vijay Chowk, Rewari road, which is 
the starting point. 


Ward No. 4 :- Starting point from the House of Bachi Thekaddar, Pataudi Road, moving towards east upto shop of 
Ramesh Tea Stall at Old Police Chowki, then from this point moving towards west at Rewari Road upto Dr. Vinay 
Diagnostic Centre, then from this point moving towards north upto house of Dharampal and upto Balmiki Mandir via 
house of Bhajanlal and house of Deepchand to house of Ashok, now from this point moving towards north east upto 
house of Bachhi Thekedar, Pataudi Road, which is the starting point. 


Ward No. 5 :- Starts from house of Bhagwan Singh Thekedaar, Situated near Vijay Chowk at Old Pataudi road, 
then from this point moving towards north-west side in street upto western corner of Balmiki Mandir, then from this 
point moving towards northern side upto house of Mahender Professor, Pataudi Road, then from this point moving 
towards western side via Pataudi Road upto shop of Pappu Sehrawat situated at Main Jatwara Road, then from this 


270 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 8, 2023 (SRVN. I7, 945 SAKA) 


point moving towards southern side via Jatwara Rasta upto Data Ram Chowk, then from this point moving towards 
eastern side in street via Katchha Bazaar Chowk upto Bhagwan Singh Thekedaar, Situated near Vijay Chowk at Old 
Pataudi road, which is the starting point. 


Ward No. 46 :- Starts from MC Boundary at Mohammadpur Road, then moving towards south upto the Shop of 
Tekchand at Pataudi Road, then crossing the Pataudi Road at house of Sawai Singh, then from this point moving 
towards east upto the Sheo Singh, then from this point moving towards south upto the house of Rajinder (Dataram 
Chowk), and then house of Mangat Ram, then from this point moving towards west upto the house of Komal situated 
at Firni, then take turn towards south at Land of Mange Ram, then from this point moving towards west along with 
Sheetal Johar Rasta upto house of Chet Ram, then from this point moving towards south upto Plot of Keshi Goyel, 
then from this point moving towards west upto Plot of Desh Raj, then from this point moving towards south upto Plot 
of Ummar Mohammad, then from this point moving towards west upto Plot of Balwan Singh at MC Boundary, then 
from this point moving towards north upto MC Boundary, then from this point moving towards east upto MC 
Boundary, then from this point moving towards north upto MC Boundary, then from this point moving towards east 
upto MC Boundary, then from this point moving towards north along with MC Boundary, then from this point 
moving towards east upto MC Boundary, then from this point moving towards north upto MC Boundary, then from 
this point moving towards east upto MC Limit, then from this point moving towards north MC Limit, then from this 
point upto shop of Teek Chand, MC Boundary at Mohammadpur Road, which is the Starting Point. 


VIKAS GUPTA, 
Commissioner and Secretary to Government Haryana, 
Urban Local Bodies Department. 


05l8—C.S.—H.GP., Pkl. 


